पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 41 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 अक्टूबर 2021--आश्विन 16, शक 1943 


भाग 3 (1) 
विज्ञापन 
अन्य सूचनाएं 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सुमति कौमार्य ध. प. श्री टेकेन्द्र बाबू कौमार्य, उम्र 52 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.- 
13-डी, सड़क नं. 10 सेक्टर 1, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम सुमति कौमार्य है. मेरे पति भिलाई 
इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं. मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड, राजस्व अभिलेखों में मेरा वास्तविक नाम दर्ज है, किन्तु मेरे पति के सर्विस रिकार्ड 
में मेरा नाम सुमति देवी दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर मैं अपने वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत 


कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती सुमति कौमार्य (Smt. Sumati Koumarya) ध. प. श्री टेकेन्द्र बाबू कौमार्य (Shri Tekendra Babu 
Koumarya) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
सुमति देवी श्रीमती सुमति कौमार्य 
( Sumati Devi) (Smt. Sumati Koumarya) 
पति-श्री टेकेन्द्र बाबू कौमार्य पति-श्री टेकेन्द्र बाबू कौमार्य 
(W/o-Shri Tekendra Babu Koumarya) (W/o-Shri Tekendra Babu Koumarya) 
निवासी-क्वा. नं.-13-डी, निवासी-क्वा. नं.-13-डी, 
सड़क नं.-10, सेक्टर-1, भिलाई, सड़क नं.-10, सेक्टर-1, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


333 


334 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अक्टूबर 2021 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अब्दुल हमीद खान आत्मज मोहम्मद जाफर, उम्र 51 वर्ष, निवासी- तकिया पारा, 
मस्जिद के पास, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक पूर्ण नाम अब्दुल हमीद खान है जो कि मेरी पुत्री के जन्म 
प्रमाण पत्र, आधार कार्ड में दर्ज है. मेरी पुत्री जो कि कक्षा नवमी में अध्ययनरत है, उसका सही नाम रिफअत खान है, किन्तु उसके समस्त शालेय 
रिकार्ड रिफअत GAA (Rifhat Khanam) आत्मजा हमीद खान (Hamid Khan) दर्ज है जिसे परिवर्तित कर हमारे वास्तविक नाम को दर्ज 
कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मेरी पुत्री को रिफअत खान (Rifhat Khan) आत्मजा अब्दुल हमीद खान ( Abdul Hamid Khan) के नाम से जाना, 
पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
रिफअत खानम रिफअत खान 
(Rifhat Khanam) (Rifhat Khan) 
पिता-हमीद खान पिता-अब्दुल हमीद खान 
(D/o-Hamid Khan) (D/o- Abdul Hamid Khan) 
निवासी-तकिया पारा, निवासी-तकिया पारा, 
मस्जिद के पास, दुर्ग, मस्जिद के पास, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नीलकमल दिवाकर आत्मज श्री उधोदास दिवाकर, उम्र 38 वर्ष, निवासी- ग्राम सनकपाट, 
पोस्ट राजपुर (मौहार), तहसील व जिला मुंगेली (छ. 7.) वर्तमान निवासी-मकान नंबर, एच-02, पुलिस लाईन, कुम्हारपारा, नारायणपुर, जिला 
नारायणपुर (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरे पुत्र का नाम सौम्य प्रकाश दिवाकर था जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड, 
राशन कार्ड, बैंक रिकार्ड, जाति, निवास प्रमाण पत्र व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मैंने अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम आदित्य 
दिवाकर रख लिया हूँ. मेरे पुत्र का परिवर्तित यह नया नाम उसके समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में 
सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मेरे पुत्र को आदित्य दिवाकर (Aditya Diwakar) आत्मज नीलकमल दिवाकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व 
दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
सौम्य प्रकाश दिवाकर आदित्य दिवाकर 
पिता- श्री नीलकमल दिवाकर (Aditya Diwakar) 
निवासी-ग्राम-सनकपाट, पिता- श्री नीलकमल दिवाकर 
GREAT (AR), निवासी-ग्राम-सनकपाट, 
तह. व जिला- मुंगेली (छ. ग.) पोस्ट-राजपुर (AR), 
वर्तमान निवासी-मकान नंबर-एच-02, तह. व जिला- मुंगेली (छ. ग.) 
पुलिस लाईन, कुम्हारपारा, नारायणपुर, वर्तमान निवासी-मकान नंबर-एच-02, 
जिला-नारायणपुर (छ. ग.) पुलिस लाईन, BRIN, नारायणपुर, 


जिला-नारायणपुर (छ. ग.) 


भाग 3 (1) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अक्टूबर 2021 335 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती विधि हुलेश्वर जोशी ध. प. श्री हुलेश्वर प्रसाद जोशी, उम्र 24 वर्ष, निवासी-ग्राम 
मनकी, पोस्ट साल्हेघोरी, तहसील लोरमी, जिला मुंगेली (छ. ग.) वर्तमान निवासी-पानी टंकी के पास, कुम्हारपारा, नारायणपुर, जिला 
नारायणपुर (छ. ग.) को हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम कु. सम्पत्ति था तथा मेरी जन्म तिथि 24-02-1997 है. जो कि मेरी अंकसूची में दर्ज है. मेरा 
विवाह दिनांक 24-05-2013 को श्री हुलेश्वर प्रसाद जोशी के साथ संपन्न हुआ, पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम विधि हुलेश्वर 
जोशी रख ली हूँ, किन्तु मेरे कक्षा बारहवीं की अंकसूची में मेरा नाम सम्पत्ति विधि जोशी दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मैं अपने नये नाम को मेरे 
समस्त शासकीय/अर्द्भशासकीय अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती विधि हुलेश्वर जोशी ध. प. श्री हुलेश्वर प्रसाद जोशी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
कु. सम्पत्ति, श्रीमती विधि हुलेश्वर जोशी 
सम्पत्ति विधि जोशी पति-श्री हुलेश्वर प्रसाद जोशी 
पिता-श्री राजेन्द्र कुमार निवासी-ग्राम-मनकी, 
निवासी-ग्राम-सारंगपुर पोस्ट-साल्हेघोरी, 
तह. व जिला-मुंगेली (छ. ग.) तहसील-लोरमी, 


जिला -मुंगेली (छ. ग.) 
वर्तमान निवासी-पानी टंकी के पास, 
PRIN, नारायणपुर, 
जिला-नारायणपुर (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अंजली रामचंदानी ध. प. श्री मनोज रामचंदानी, उम्र 43 वर्ष, निवासी- 
डूमरतराई, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम संगीता तेजवानी आत्मजा श्री ज्ञानचंद तेजवानी था जो कि 
मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है, मेरा विवाह दिनांक 13-02-1999 को श्री मनोज रामचंदानी के साथ संपन्न हुआ, 
पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती अंजली रामचंदानी रख ली हूँ. जो कि मेरे आधार कार्ड, बैंक एकाउंट व अन्य शासकीय 
अर्द्शासकीय अभिलेखों में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब से मुझे श्रीमती अंजली रामचंदानी (Smt. Anjali Ramchandani) ध. प. श्री मनोज रामचंदानी (Shri Manoj 
Ramchandani) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
संगीता तेजवानी श्रीमती अंजली रामचंदानी 
(Sangita Tejwani) (Smt. Anjali Ramchandani) 
पिता-श्री ज्ञानचंद तेजवानी पति-श्री मनोज रामचंदानी 
(D/o-Shri Gyanchand Tejwani) (W/o-Shri Manoj Ramchandani) 
निवासी-डूमरतराई, रायपुर, निवासी-डूमरतराई, रायपुर, 


तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) 


336 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अक्टूबर 2021 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुदामा महापात्र आत्मज श्री कुश कुमार महापात्र, उम्र 40 वर्ष, जाति ब्राम्हण, निवासी- 
ग्राम-आड्मुडा, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम सुदामा महापात्र आ. HM कुमार महापात्र है, किन्तु 
मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में सुदामा, सुदामा चरण आ. HM कुमार, PM राम, सुदामा चरण महापात्र आ. कुश राम महापात्र दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण 
है, जिसे परिवर्तित कर मैं अपने वास्तविक नाम को मेरे समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज कराने 
के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे सुदामा महापात्र आत्मज श्री कुश कुमार महापात्र के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 


सुदामा महापात्र 
पिता-श्री HM कुमार महापात्र 
निवासी-ग्राम-आडमुडा, 


सुदामा, सुदामा चरण, 
सुदामा चरण महापात्र 


पिता-कुश कुमार, 
कुश राम, कुश राम महापात्र तहसील-पुसौर, 
निवासी-ग्राम-आडमुडा, जिला-रायगढ़ (छ. ग.) 
तहसील-पुसौर, 


जिला-रायगढ़ (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती फूलबाई देवांगन ध. प. श्री संतोष देवांगन, निवासी-गंडई, तहसील, गंडई, 
जिला राजनांदगांव (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम सुशीला आत्मजा श्री मनवा देवांगन था. मेरा विवाह श्री संतोष देवांगन के साथ संपन्न 
हुआ, पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती फूलबाई देवांगन रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 
शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती फूलबाई देवांगन ध. प. श्री संतोष देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 

सुशीला श्रीमती फूलबाई देवांगन 

पिता-श्री मनवा देवांगन पति-श्री संतोष देवांगन 
निवासी-गंडई, निवासी-गंडई, 
तहसील-गंडई, तहसील-गंडई, 


जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अक्टूबर 2021 337 


विविध 
न्यायालयों की सूचनाएं 
न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायपुर (छ. ग.) 


रायपुर , दिनांक 4 सितम्बर 2021 
प्रकरण क्रमांक 20210911100077/ब-113 (1) वर्ष 2020-21 


क्रमांक/136/अ.वि.अ./पं.सा. न्या./2021.-- आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री मोम्मद जुनैद मेमन, मुख्य न्यासी 
एवं श्री हम्माद रजा, कार्यकारी न्‍्यासी, निवासी राजातालाब, रायपुर द्वारा “ रजवी सिब्तैनी ट्रस्ट” पता-म. नं.-6/2/51, राजातालाब, रायपुर (छ. 
ग.) का छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 04(2) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के 
रूप में पंजीयन करानें हेतु आवेदन प्रस्तुत किए है :- 


अनुसूची 
(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण) 


1. पब्लिक ट्रस्ट का नाम एवं पता :- “रजवी सिल्तैनी ट्रस्ट” 
पता-म. नं.-6/2/51, राजातालाब, 
रायपुर (छ. ग.) 


2. चल सम्पत्ति - राशि रुपये-10,000/- (अक्षरी-दस हजार रुपये मात्र) 


3. अचल सम्पत्ति स्‍- निरंक 


यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव 
देना हो तो वे इस सूचना प्रकाशन की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करें और पेशी के दिन 
कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 16-09-2021 को उपस्थित होवे. निर्धारित तिथि के पश्चात्‌ 
प्रस्तुत किए गए आशक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा. 


यह ईश्तहार आज दिनांक 04-09-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया. 


प्रणव सिंह 
पंजीयक एवं 
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) 


338 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अक्टूबर 2021 [ भाग 3 (1) 


अन्य सूचनाएं 


कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. 
कलेक्ट्रेट के सामने पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग बिलासपुर (छ. ग.) 


बिलासपुर , दिनांक 23 जून 2021 


क्रमांक/परि./2021/911.--सर्वोदय महिला बहुउद्देशीय सहकारी मर्या. लोफन्दी पं. क्र. 363 दिनांक 22-03-2018, विकास खण्ड 
बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग. ) को अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य नहीं करने एवं संस्था अध्यक्ष द्वारा स्वयं परिसमापन में लाने हेतु प्रस्तुत 
आवेदन के आधार पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./2021/47 बिलासपुर दिनांक 07-01-2021 द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 
1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, उक्त पत्र संस्था अध्यक्ष को प्राप्त होने के बाद भी और कोई 
जवाब प्रस्तुत नहीं किया. इससे यह प्रतीत होता है संस्था के संचालक मंडल द्वारा भी संस्था को परिसमापन की कार्यवाही से सहमत है. अतएव 
संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होता है. 


कार्यालयीन अंकेक्षण कक्ष द्वारा भी अकार्यशील होने का लेख करते हुए परिसमापन में लाने हेतु अवगत कराया है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15- 
02/2015/3 दिनांक 26-10-207 के द्वारा रजिस्ट्रा, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेछ्लित है का प्रयोग करते हुये 
सर्वोदय महिला बहुउद्देशीय सहकारी मर्या. लोफन्दी पं. क्र. 363 दिनांक 22-03-2018, विकास खण्ड facet जिला बिलासपुर (छ. ग.) को 
छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के aed को परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री आर. एन. तिवारी सहकारी निरीक्षक 
को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


बिलासपुर , दिनांक 23 जून 2021 


क्रमांक/परि./2021/912.--रामकृष्ण प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या. सरकंडा पं. क्र. 3407 दिनांक 17-09-1991, विकास 
खण्ड face: जिला बिलासपुर (छ. ग.) को अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य नहीं करने एवं विगत वर्ष 2019-2020 का संस्था के अंकेक्षण 
कराने हेतु अंकेक्षण को रिकार्ड उपलब्ध नहीं करने के कारण संस्था के अंकेक्षक द्वारा अवगत कराने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./2020/ 
1584 बिलासपुर दिनांक 15-9-2020 को संस्था अध्यक्ष को अंकेक्षण हेतु तत्काल रिकार्ड उपलब्ध कराने हेतु पत्र जारी किया जाकर संस्था के 
अंकेक्षक को भी सूचित किया. 


संस्था अंकेक्षक ने अपने पत्र दिनांक 09-11-2020 को संस्था अध्यक्ष ने अंकेक्षण हेतु कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराने से परिसमापन 
में लाने हेतु अनुशंसा सहित पत्र प्रस्तुत किया, उक्त पत्र के आधार पर संस्था को परिसमापन में लाने हेतु छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 
1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2021/16 दिनांक 01-01-2021 को दिया गया था. संस्था द्वारा 
आज दिनांक तक उक्त संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इससे यह प्रतीत होता है संस्था sad कार्य कराने में विशेष रूचि नहीं ले रहे है, 
जिसके कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है. 


कार्यालयीन अंकेक्षण कक्ष द्वारा भी अकार्यशील होने का लेख करते हुऐ परिसमापन में लाने हेतु अवगत कराया है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15- 
02/2015/3 दिनांक 26-10-207 के द्वारा रजिस्ट्रा, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये 
रामकृष्ण प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या. सरकंडा पं. क्र. 3407 दिनांक 17-09-1991, विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग. ) 
को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत्‌ को परिसमापन में लाती हूँ तथा श्रीमती मीनू अग्रवाल सहकारी निरीक्षक 
को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


बिलासपुर , दिनांक 23 जून 2021 


क्रमांक/परि./2021/913.--महिला मुद्रणालय सहकारी समिति मर्या. राजकिशोर नगर बिलासपुर पं. क्र. 88 दिनांक 26-03-1996, 
विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य नहीं करने विगत वर्ष 2012-2013 से संस्था का 
अंकेक्षण नहीं करने के कारण संस्था को परिसमापन में लाने हेतु छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण 


भाग 3 (1) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 अक्टूबर 2021 339 


बताओ सूचना पत्र क्रमांक/डपबि/परि./2020/252 दिनांक 03-02-2020 के द्वारा दिया गया था, किन्तु संस्था से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं होने के 
कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1320 दिनांक 11-08-2020 के द्वारा संस्था को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पुन: स्मरण पत्र जारी किया गया, संस्था द्वारा 
आज दिनांक तक उक्त संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इससे यह प्रतीत होता है संस्था उक्त कार्य कराने में विशेष रूचि नहीं ले रहे है, 
जिसके कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15- 
02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रा, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें shea है का प्रयोग करते हुये 
महिला मुद्रणालय सहकारी समिति मर्या. राजकिशोर नगर बिलासपुर पं. क्र. 88 दिनांक 26-03-1996, विकास खण्ड facet जिला बिलासपुर 
(छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत्‌ को परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री नितिन घोरे सहकारिता 
विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


बिलासपुर, दिनांक 31 जुलाई 2021 


क्रमांक/परिसमापन/पुनर्जिवित/2021/1155.--वस्तुत: सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति मर्या. रेलवे कालोनी (मोपका) 
बिलासपुर, पं. क्र. 3157 दिनांक 18-11-1995 विकास खण्ड face जिला-बिलासपुर को पुर्नजीवित किये जाने हेतु परिसमापक श्री आर. एन. 
तिवारी सहकारी निरीक्षक द्वारा पुर्नजीवित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा दिनांक 25-07-2021 को समिति की आमसभा में संस्था 
को पुर्नजीवित किया जाकर सोसायटी अधिनियम/नियम एवं पंजीकृत उपविधि तथा समय समय पर शासन द्वारा बनाये गये नियमों के तहत कार्य 
करने का निर्णय लिया गया है एवं वर्ष 2007-2008 से 2019-2020 का अंकेक्षण कराया जा चुका है. अत: सदस्यों के हित में परिसमापक श्री आर. 
एन. तिवारी, के प्रतिवेदन से मैं सहमत हूँ. 


अतः छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधीसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-207 के द्वारा रजिस्ट्रार, 
सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त Marat जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (4) 
के तहत्‌ सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति मर्या. रेलवे कालोनी (मोपका) बिलासपुर, पं. क्र. 3157 दिनांक 18-11-1995 विकास 
खण्ड जिला-बिलासपुर को पुर्नजीवित करती हूँ एवं आगामी 03 माह तक संस्था के कार्य संचालन हेतु श्री आर. एन. तिवारी सहकारी निरीक्षक, 
के अध्यक्षता में 03 सदस्यीय कमेटी गठित करती हूँ जिसमें श्री एन. आर. भगत सहकारी निरीक्षक एंव कु. गोधुली वर्मा सहकारी निरीक्षक सदस्य 
रहेंगे, को अधिकृत करती हूँ. 


मंजू महेन्द्र पाण्डेय 
उप पंजीयक. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2021. 


